पंजीयन क्रमांक 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/203-205.7 


शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. 
से. भिलाई, दिनांक 30-5-200.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 29 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 जुलाई 2024--आषाढ़ 28, शक 946 
विषय--सूची 
भाग .—() राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, । भाग 3.--(१) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय 
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) सूचनाएं, 


राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, भाग 4.--(क) (॥) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के 


(7) लोक-भाषा परिशिष्ट, प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (१) 
अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद्‌ के 
भाग 2.--स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. अधिनियम, (ग) (7) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम. 


भाग 2 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक जून 2024 


क्रमांक एफ 4-7/2007/-7.— Shri Ajit Kumar Rajbhanu, I Additional District and Sessions Judge, Kunkuri 
(C.G.) की सेवाएं विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक F-No. 2788/9/XXI-B/C.G./2024, दिनांक 75-03-2024 SRI मान. 
उच्च न्यायालय, बिलासपुर से वापिस लेते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन छत्तीसगढ़ लोक आयोग में प्रतिनियुक्ति पर विधिक सलाहकार के 


पद पर पदस्थ करते हुए सौंपी गई है. 


अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा Shri Ajit Kumar Rajbhanu, I Additional District and Sessions Judge, Kunkuri (C.G.) 
को छत्तीसगढ़ लोक आयोग में विधिक सलाहकार के पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करता 


है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
मुकेश कुमार बंसल, सचिव. 


48 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2024. 


482 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 जुलाई 2024 [ भाग ॥ 


विधि और विधायी कार्य विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 25 जून 2024 


क्रमांक 792/7478/2-A( एक )/छ.ग./2024.--राज्य शासन, WIEN, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ 
निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कु. टेसी पटेल (Ku. 
Tessy Patel) पिता श्री रामजी पटेल, (मेरिट #.-6, U.R.F.O) व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर परीक्षा 209 ) को माननीय उच्च न्यायालय, 
छत्तीसगढ़, बिलासपुर के प्रकरण क्रमांक WPS No. 5227 of 2020 Smt. Kewara Rajput Versus State of Chhattisgarh 4 पारित 
अंतरिम आदेश दिनांक 23-04-2024 के पालन में छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश ( कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ 
निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3()(H) के अंतर्गत वेतनमान J-l (77840—736520) में अस्थायी 
रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है. 


यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक WPS No. 5227 of 2020 Smt. Kewara Rajput 
Versus State of Chhattisgarh में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जून 2024 


क्रमांक 207/7843/2-A( एक )/छ.ग./2024.--राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ 
निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री देवाशीष तिग्गा ( Shri 
Devashish Tigga) पिता श्री दीदाकुस तिग्गा, (S.T.0.—HRe क्र.--43 ) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ 
श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3()(क) के अंतर्गत वेतनमान J-I 
(77840-36520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 
नियुक्त करता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जून 2024 


क्रमांक 209/7542/2-A( एक )/छ.ग./2024.--राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ 
निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कु. रिद्धी बुरड, (Ku. 
Riddhi Burad) पिता श्री सुभाष बुरड, (UR-F-O.—ARe क्र.--08 ) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ 
श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3()(क) के अंतर्गत वेतनमान J-I 
(77840-36520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 
नियुक्त करता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जून 2024 


क्रमांक 2/7860/2-A( UH) /छ.ग./2024.--राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ 
निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री उत्सव सिंह तिवारी 
(Shri Utsav Singh Tiwari) पिता श्री महेन्द्र सिंह तिवारी, (U.R.O.—AfRe %.—2) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार 
न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3३() (क) के अंतर्गत 
वेतनमान J-l (77840-736520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने 
के दिनांक से नियुक्त करता है. 


भाग 7 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 जुलाई 2024 483 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जून 2024 


क्रमांक 723/7665/2-A( एक) /छ.ग./2024.--राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ 
निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कु. अंकिता देवदास, 
(Ku. Ankita Deodas) पिता श्री एस. एल. देवदास ($.0.7-मेरिट &.—2) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश 
(कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3()(H) के अंतर्गत वेतनमान 
J-l (77840-36520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 
से नियुक्त करता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जून 2024 


क्रमांक 725/7768/2-A( एक) /छ.ग./2024.--राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ 
निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कु. मुस्कान शर्मा, 
(Ku. Muskan Sharma) पिता श्री मनीष शर्मा (ए.२.7-मेरिट क्र.--04) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश 
(कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3()(H) के अंतर्गत वेतनमान 
J-l (77840-36520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 
से नियुक्त करता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जून 2024 


क्रमांक 7277/7540/2-A( एक) /छ.ग./2024.--राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ 
निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री ओम चौहान, (Shri 
Om Chauhan) पिता श्री तिरोहित कुमार चौहान, ( ए२-0-मेरिट %.—3) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश 
(कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3()(H) के अंतर्गत वेतनमान 
J-l (77840-36520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 
से नियुक्त करता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जून 2024 


क्रमांक 7279/7539/2-A( एक) /छ.ग./2024.--राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ 
निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कु. रूचिका माहेश्वरी, 
(Ku. Ruchika Maheshwari) पिता श्री टेकराम माहेश्वरी, (SC-F-O—AfRe क्र.--37) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार 
न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3()(क) के अंतर्गत 
वेतनमान J-] (77840-736520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने 
के दिनांक से नियुक्त करता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जून 2024 


क्रमांक 722/7965/2-A( एक) /छ.ग./2024.--राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ 
निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री हितेश कुमार वलेजा, 
(Shri Hitesh Kumar Valeja) पिता श्री चंद्र कुमार वलेजा (U.R.O.—HRe %.—6) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार 
न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3()(क) के अंतर्गत 
वेतनमान J-] (77840-736520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने 
के दिनांक से नियुक्त करता है. 


484 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 जुलाई 2024 [ भाग ॥ 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जून 2024 


क्रमांक 223/7766/2-A( एक )/छ.ग./2024.--राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ 
निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(7) SRI प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कु. fast व्होरा, 
(Ku. Siddhi Vhora) पिता श्री रमेश व्होरा ( ए.२.7 0.--मेरिट H.—5) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश ( कनिष्ठ 
श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3() (क) के अंतर्गत वेतनमान J-I 
(77840-36520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 
नियुक्त करता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जून 2024 


क्रमांक 225/575/2-A( एक )/छ.ग./2024.--राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ 
निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कु. ईशानी अवधिया, 
(Ku. Eeshanee Awadhiya) पिता श्री अमरनाथ अवधिया, (ए.२.7-मेरिट &.—0I) को छत्तीसगढ़ Fran न्यायिक सेवा में व्यवहार 
न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3३() (क) के अंतर्गत 
वेतनमान J-l (77840-736520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने 
के दिनांक से नियुक्त करता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जून 2024 


क्रमांक 227/7662/2-A( एक )/छ.ग./2024.--राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ 
निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(7) SRI प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री संतोष कुमार यादव 
(Shri Santosh Kumar Yadav) पिता श्री पुरंदर यादव (ए.२.0.-मेरिट H.—7) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार 
न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3() (क) के अंतर्गत 
वेतनमान J-l (77840-736520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने 
के दिनांक से नियुक्त करता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जून 2024 


क्रमांक 229/837/2-A( एक )/छ.ग./2024.--राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ 
निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कु. रिया चक्रवर्ती, (Ku. 
Riya Chakravorty ) पिता श्री किशलय चक्रवर्ती (U.R..O.—afe #.—0) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश 
(कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3()(H) के अंतर्गत वेतनमान 
J-] (77840-36520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 
से नियुक्त करता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जून 2024 


क्रमांक 23/780/2-A( एक )/छ.ग./2024.--राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ 
निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री राहुल AN, 
(Shri Rahul Sori) पिता श्री सोमेश्वर सिंह सोरी (S.T.0.—ARe क्र.--42) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश 
(कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3()(H) के अंतर्गत वेतनमान 
J-] (77840-736520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 
से नियुक्त करता है. 


भाग 7 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 जुलाई 2024 485 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जून 2024 


क्रमांक 233/I667/2-A( UA) /छ.ग./2024.--राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ 
निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कु. मानसी fore, (Ku. 
Mansi Bist) पिता श्री नरेन्द्र कुमार बिष्ट (U.R.A—ARe क्र.--03) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ 
श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3(7)(H) के अंतर्गत वेतनमान J-I 
(77840-36520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 
नियुक्त करता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जून 2024 


क्रमांक 7237/7847/2-A( UH) /छ.ग./2024.--राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ 
निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कु. श्रद्धा भगत (Ku. 
Shraddha Bhagat) पिता श्री रामदेव राम भगत ($.]५४7-मेरिट &.—3) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश 
(कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3()(H) के अंतर्गत वेतनमान 
J-l (77840-36520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 
से नियुक्त करता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जून 2024 


क्रमांक 239/7859/2-A( UH) /छ.ग./2024.--राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ 
निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(7) SRI प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कु. नारायणी कच्छप 
(Ku. Narayani Kachhap) पिता श्री लक्ष्मी राम कच्छप, (S.LR—afRe क्र.--28) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार 
न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3()(क) के अंतर्गत 
वेतनमान J-] (77840-736520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने 
के दिनांक से नियुक्त करता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जून 2024 


क्रमांक (24/7777/2-A( UH) /छ.ग./2024.--राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ 
निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5() SRI प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुश्री सुनीति नेताम, 
(Miss Suniti Netam) पिता स्व. श्री रत्तीराम नेताम, ($.].४-मेरिट क्र.--26 ) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश 
(कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3()(H) के अंतर्गत वेतनमान 
J-l (77840-36520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 
से नियुक्त करता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जून 2024 


क्रमांक 243/7722/2-A( UH) /छ.ग./2024.--राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ 
निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(7) SRI प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री अर्पित गुप्ता, 
(Shri Arpit Gupta) पिता श्री पदम चंद गुप्ता, (U.R.O.—HRe क्र.--02) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश 
(कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3()(H) के अंतर्गत वेतनमान 
J-l (77840-36520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 
से नियुक्त करता है. 


486 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 जुलाई 2024 [ भाग ॥ 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जून 2024 


क्रमांक 245/664/2-A( एक ) /छ.ग./2024.--राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ 
निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कु. रिची जैन, (Ku. 
Richi Jain) पिता श्री संजय जैन (U.R.F.O.—AfRe क्र--9 ) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के 
पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3()(H) के अंतर्गत वेतनमान J-l (77840- 
736520) H अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त 
करता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जून 2024 


क्रमांक 247/7547/2-A( एक ) /छ.ग./2024.--राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ 
निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कु. हिमांशी सर्राफ, 
(Ku. Himanshi Sarraf) पिता श्री घनश्याम सर्राफ (UR-F—ARe क्र.--06 ) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश 
(कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3()(H) के अंतर्गत वेतनमान 
J-] (77840-736520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 
से नियुक्त करता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जून 2024 


क्रमांक 4249/96/2-ब( UH) /छ.ग./2024.--राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ 
निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कु. वैशाली बघेल, 
(Ku. Vaishali Baghel) पिता श्री अनिल बघेल (0.8.0.7- मेरिट क्र.--20) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश 
(कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3()(H) के अंतर्गत वेतनमान 
J-] (77840-736520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 
से नियुक्त करता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जून 2024 


क्रमांक 25/7693/2-A( UH) /छ.ग./2024.--राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ 
निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कु. मिनी ठाकुर, 
(Ku. Mini Thakur) पिता श्री पी. एस. ठाकुर (0.7२.7.-मेरिट क्र.--07) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश 
(कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3()(H) के अंतर्गत वेतनमान 
J-] (77840-736520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 
से नियुक्त करता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जून 2024 


क्रमांक 253/I663/2-A( एक ) /छ.ग./2024.--राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ 
निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री सिद्धार्थ देवांगन 
(Shri Siddharth Dewangan) पिता श्री देवेन्द्र देवांगन (ए.२.0.-मेरिट %.—8) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार 
न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3३() (क) के अंतर्गत 
वेतनमान J-l (77840-736520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने 
के दिनांक से नियुक्त करता है. 


भाग 7 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 जुलाई 2024 487 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जून 2024 


क्रमांक 7255/7984/2-A( एक) /छ.ग./2024.--राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ 
निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कु. माला यादव, 
(Ku. Mala Yadav) पिता श्री जयप्रकाश यादव (0.8.0.09.0.-मेरिट क्र.--27 ) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश 
(कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3()(H) के अंतर्गत वेतनमान 
J-l (77840-36520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 
से नियुक्त करता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जून 2024 


क्रमांक 7257/7985/2-A( एक) /छ.ग./2024.--राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ 
निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री चन्द्रप्रताप सिंह, 
(Shri Chandrapratap Singh) पिता श्री कृष्ण अवतार सिंह (S.T.0.—aRe क्र.--46 ) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार 
न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3(१)(क) के अंतर्गत 
वेतनमान J-] (77840-736520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने 
के दिनांक से नियुक्त करता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जून 2024 


क्रमांक 7259/7986/2-A( एक) /छ.ग./2024.--राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ 
निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कु. पायल मेरावी, 
(Ku. Payal Meravi) पिता श्री दर्शन सिंह मेरावी ($.].70.-मेरिट .—4) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश 
(कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3()(H) के अंतर्गत वेतनमान 
J-l (77840-36520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 
से नियुक्त करता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जून 2024 


क्रमांक 7267/7867/2-A( एक) /छ.ग./2024.--राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ 
निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(7) ERI प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री चोलुक्य यादव 
(Shri Cholukya Yadav ) पिता श्री रिवेच्र यादव, (0.8.0.0.-मेरिट क्र.--24) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश 
(कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3()(H) के अंतर्गत वेतनमान 
J-l (77840-36520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 
से नियुक्त करता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जून 2024 


क्रमांक 263/7769/2-A( एक) /छ.ग./2024.--राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ 
निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रीमती अंजू कंवर, 
(Smt. Anju Kanwar) पिता श्री अर्जून सिंह Hay, (S.T.F.O.—aRe क्र.--40) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश 
(कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3()(H) के अंतर्गत वेतनमान 
J-l (77840-36520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 
से नियुक्त करता है. 


488 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 जुलाई 2024 [ भाग ॥ 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जून 2024 


क्रमांक 265/844/2-ब( एक )/छ.ग./2024.--राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ 
निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कु. Wee साय 
(Ku. Parul Sai) पिता श्री अरूण कुमार साय, ( ए.२.-मेरिट क्र.--05 ) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश ( कनिष्ठ 
श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3()(क) के अंतर्गत वेतनमान J-I 
(77840-36520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 
नियुक्त करता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जून 2024 


क्रमांक 4267/666/2-ब( एक )/छ.ग./2024.--राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ 
निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(7) SRI प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री लव कुमार लहरे, 
(Shri Lov Kumar Lahare ) पिता श्री चंदराम लहरे, (5.0.0.-मेरिट क्र.--23) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश 
(कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3()(H) के अंतर्गत वेतनमान 
J-l (77840-36520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 
से नियुक्त करता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जून 2024 


क्रमांक 269/7877/2-A( UH) /छ.ग./2024.--राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ 
निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री नीरज फेलिक्स कुजूर 
(Shri Neeraj Felix Kujur) पिता स्व. गब्रियल कुजूर, (S.T.0.—ARe क्र.--47) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार 
न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3() (क) के अंतर्गत 
वेतनमान J-l (77840-736520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने 
के दिनांक से नियुक्त करता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जून 2024 


क्रमांक 27/574/2-A( एक )/छ.ग./2024.--राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ 
निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कु. आकांक्षा सिंह, 
(Ku. Akanksha Singh) पिता श्री हरिनन्दन सिंह, (S.T.RO.—HRe क्र.--38 ) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश 
(कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3()(H) के अंतर्गत वेतनमान 
J-] (77840-736520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 
से नियुक्त करता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जून 2024 


क्रमांक 273/576/2-A( एक )/छ.ग./2024.--राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ 
निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कु. श्रुति साहू, 
(Ku. Shruti Sahu) पिता श्री तुकाराम साहू, (ए.२.70.-मेरिट क्र.--09) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश 
(कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3()(H) के अंतर्गत वेतनमान 
J-] (77840-736520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 
से नियुक्त करता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जून 2024 


क्रमांक 275/7950/2-A( एक )/छ.ग./2024.--राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ 
निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कु. वर्षा गुर्दे, (Ku. 
Varsha Gurde) पिता श्री रामू गुर्दे, (५.0.0.--मेरिट क्र.--45) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी ) 
के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3()(H) के अंतर्गत वेतनमान J- (77840- 
736520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त 
करता है. 


भाग 7 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 जुलाई 2024 489 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जून 2024 


क्रमांक 7277/7842/2-A( UH) /छ.ग./2024.--राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ 
निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कु. एंजल वामिको तिग्गा, 
(Ku. Angel Vamico Tigga) पिता श्री रूबेन तिग्गा (5.]70.-मेरिट क्र.--32) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश 
(कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3()(H) के अंतर्गत वेतनमान 
J-l (77840-36520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 
से नियुक्त करता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जून 2024 


क्रमांक 279/7770/2-A( UH) /छ.ग./2024.--राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ 
निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री पंकज शर्मा, 
(Shri Pankaj Sharma) पिता श्री रविन्द्र कुमार चौधरी ($.0.0.-मेरिट क्र.--35) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश 
(कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3()(H) के अंतर्गत वेतनमान 
J-l (77840-36520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 
से नियुक्त करता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जून 2024 


क्रमांक 7287/7952/2-A( एक) /छ.ग./2024.--राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ 
निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कु. प्रगति गुर्दे 
(Ku. Pragati Gurde) पिता श्री रामू गुर्दे ($..४.0.-मेरिट क्र.--33) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ 
श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3(7)(H) के अंतर्गत वेतनमान J-] 
(77840-36520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 
नियुक्त करता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जून 2024 


क्रमांक 7283/7957/2-A( UH) /छ.ग./2024.--राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ 
निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम 2006 के नियम 5(१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कु. रीतिका fest, 
(Ku. Ritika Dhidhi) पिता श्री रतन लाल ढिड़ही ($.0..0.-मेरिट क्र.--34 ) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश 
(कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3()(H) के अंतर्गत वेतनमान 
J-l (77840-36520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 
से नियुक्त करता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जून 2024 


क्रमांक 285/7668/2-A( एक) /छ.ग./2024.--राज्य शासन, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ 
निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कु. गीतांजली कश्यप, 
(Ku. Geetanjali Kashyap) पिता स्व. श्री चन्द्रशेखर कश्यप ( $..770.-मेरिट क्र.--44 ) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार 
न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3()(H) के अंतर्गत 
वेतनमान J-] (77840-736520) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने 
के दिनांक से नियुक्त करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
रजनीश श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव. 


490 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 जुलाई 2024 [ भाग ॥ 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 
आपदा प्रबंधन विभाग 


बिलासपुर, दिनांक 29 मई 2024 


प्रारूप-एक 
(नियम 77 देखिये ) 


भू-अर्जन प्र. क्रमांक/02/अ-82/2022-23.--भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2073 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा 
आशयित है, अर्थात्‌ :-- 


जिला तहसील नगर/ग्राम क्षेत्रफल लोक प्रयोजन का विवरण 
() (2) (3) (4) (5) 


बिलासपुर रतनपुर रतनपुर 0.024 हेक्टेयर बादल महल से महामाया हेलीपैड ग्राउड तक मार्ग 
निर्माण. 


उपरोक्त उललेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन के लिए जन सुनवाई (दिनांक) 78-06-2024 को 
(समय) 77.00 बजे (स्थान नगर पंचायत भवन रतनपुर पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-- 


(एक) लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण —_ बादल महल से महामाया हेलीपैड ग्राउड तक मार्ग 
निर्माण. 


(दो) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या = -- 


(तीन) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या 


(चार) प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों -- निरंक 
की अनुमानित संख्या. 

(पांच) प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य -- निरंक 
परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. 

(छः) क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — हां 

(सात) कया सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार -- बादल महल से महामाया हेलीपैड ग्राउड तक मार्ग 
कर लिया गया है ? निर्माण. 


(आठ) परियोजना की कुल लागत — — 


(नौ) परियोजना से होने वाला लाभ a — 


(दस) प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए भूमि अर्जन पुनर्वासन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय, का अधिकार अधिनियम, 203 द्वारा दर्शाया गई तथा 
समय-समय पर छ.ग. शासन द्वारा बताया गया उपाय का 
अनुपालन किया जावेंगा तथा सम्भावित व्यय रु. पांच लाख 

या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो. 


(ग्यारह) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक -- निरंक 


उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय 
एवं स्थान पर दी जा सकेगी. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अवनीश कुमार शरण, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


भाग  ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 जुलाई 2024 49] 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं 
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 
आपदा प्रबंधन विभाग 


कोरबा, दिनांक 26 जून 2024 


क्रमांक 9260/भू-अर्जन/2024/08/अ-82/209-20.-- चूंकि 
राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई 
अनुसूची के पद (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में 
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः: भूमि 
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम, 20i3 (जिसे ude पश्चात्‌ अधिनियम, 
203 कहा जावेगा) की धारा 9 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 
है :-- 

अनुसूची 


(4) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-कोरबा 
(ख) तहसील-हरदीबाजार 
(ग) नगर/ग्राम-जोरहाडबरी 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.344 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में ) 

(7) (2) 

24/7, 25/7 0.045 

22 0.82 

77/2 0.032 

2/8 0.045 

2/7 0.040 

योग 05 0.344 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नेवसा 
जोरहाडबरी मार्ग में लीलागार नदी पर उच्चस्तरीय पुल के पहुंच 
मार्ग निर्माण हेतु. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(राजस्व), पाली के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अजीत वसंत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ 
(खण्ड-3, द्वितीय तल, इन्द्राववी भवन, Fal रायपुर, अटल नगर) 


नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 7 जून 2024 


क्रमांक/2/प्रवर्तन/श्र.आ./206/205.--मैं अलरमेलमंगई डी, श्रमायुक्त, श्रम विभागीय आदेश क्रमांक 473/7258/6, दिनांक 
24 जनवरी, 96 द्वारा प्रदत्त, शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 958 (क्रमांक 25 सन्‌ 7958) की धारा 
40 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक-2 में दर्शाये गये श्रमायुक्त संगठन में कार्यरत व्यक्तियों को सारिणी के स्तम्भ 
क्रमांक-4 में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्रों के लिये “निरीक्षक” नियुक्त करती हूं :-- 


क्र. कर्मचारी का नाम पदनाम अधिकार क्षेत्र 

() (2) (3) (4) 

a श्री संदीप देवांगन श्रम निरीक्षक संपूर्ण राज्य में सभी स्थानीय क्षेत्रों एवं सभी प्रकार के संस्थानों 

के लिए जिन पर यह अधिनियम लागू होता है. 

2. श्री नरेन्द्र कुमार श्रम निरीक्षक +तदैव-- 

3. श्री सुशांत तिवारी श्रम निरीक्षक +तदैव-- 

4. श्री राहुल यादव श्रम निरीक्षक +तदैव-- 

5. श्री अविनाश वर्मा श्रम निरीक्षक +तदैव-- 


492 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 जुलाई 2024 [ भाग ॥ 
Ci) (2) (3) (4) 
6. श्री लोकेन्द्र कुमार वैष्णव श्रम निरीक्षक संपूर्ण राज्य में सभी स्थानीय क्षेत्रों एवं सभी प्रकार के संस्थानों 
के लिए जिन पर यह अधिनियम लागू होता है. 
vA सुश्री शशिकला साहू श्रम निरीक्षक —aea— 
8. श्री कृष्णकांत TAR श्रम निरीक्षक +तदैव-- 
9, श्री ओमप्रकाश नागेश श्रम निरीक्षक +तदेव-- 
0. श्री पारस कुमार at श्रम निरीक्षक +तदेव-- 
4; सुश्री सोनाली TT श्रम निरीक्षक -+तदैव-- 
अलरमेलमंगई डी., 
TAT 


उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 


HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR 


Bilaspur, the 2lst June 2024 


No. 586/Confdl./2024/II-2-/2024.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in 
Column No. (2) of the table below, are transferred from the place shown in column No. (3) to the place shown in column 
No. (4) and are posted as Principal District Judge from the date they assume charge of their office(s) and; 


The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Sessions Judge of the Sessions Division 
mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office(s) :— 


TABLE 
S. Name & presently From To Sessions Posted as 
No. posted as Division 
() (2) (3) (4) (5) (6) 

l. Dr. Pragya Pachouri, Principal Balod Durg Durg Principal District and 
District and Sessions Judge. Sessions Judge. 

2. Shri Jitendra Kumar, Registrar Bilaspur Raigarh Raigarh Principal District and 
(S.&A.), High Court of Sessions Judge. 
Chhattisgarh. 

3. Shri Mohd, Rizwan Khan, Bilaspur Baikunthpur Koriya Principal District and 
Chairman, Permanent Lok (Baikunthpur) Sessions Judge. 
Adalat. 

4. Shri Shyam Lal Nawratana, Bilaspur Balod Balod Principal Disrtict and 


Principal Judge, Family Court. 


Sessions Judge. 


By order of the High Court, 


BALRAM PRASAD VERMA, Registrar General. 


